रजिस्ट्री सं . डी . एल . -33004/ 93 


ORIGINANO . D. L -33004 / 93 


PROPAN 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


PART kefection 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


ARTHA 


- 


E 


- 


LIME 


# .. 30 ) 

मिली , सोमवार, फरवरी 22, 1993/काल्गुन 3, 1914 
No. 33) NEW DKLHI,MONDAY, FEBRUARY 22 , 1993 /PHALGUNA 3, 1914 


- 


%3D 


इस भाग में भिन्न पुष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 


Semente Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 


D 


वित्त मंत्रालय 
( प्राधिक कार्य विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 22 फरवरी, 1993 
सरकारी स्टाक ( प्रतिभूतियों ). की नीलामी द्वारा विक्री के लिए योजना 

सं . एफ 4 ( 5 ) - डब्ल्यू . एण्ड एम . 92: -- भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से स्टाक ( अर्थात् स्टाक प्रमाण 
पन अथवा सहायक सामान्य बही खाता फार्म ) के रूप में कुल 820 . 85 करोड़ रुपए ( नामिनल ) राशि की 8 वर्षीय अवधि को 
दिनांकित प्रतिभूतियों की जनता को नीलामी द्वारा बिक्री करने का प्रस्ताव करती है । नीलामी पर ऋणों के संबंध में अंशदान या 
तो प्रतियोगी बोलियों अथवा इस अधिसूचना की धारा 8 में उल्लिखित भारत सरकार की परिपक्व प्रतिभूतियों के रूपान्तरण के 
रूप में स्वीकार की जाएगी । नीलामी द्वारा सरकारी स्टाक की बिक्री की योजना की मुख्य विशेषताएं और इसके अधीन स्टाक 
जारी करने की शर्ते निम्नानुसार होंगी : 
नीलामी का स्थान और तारीख 

2. नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक , लोक ऋण कार्यालय, फोर्ट बम्बई - 400001 द्वारा 26 फरवरी , 1993 को की 
जाएगी । 


447 


GI / 93 


. 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART 


- SEC . 1 ] 


- 


A 


अभिदान किया जाने वाला न्यूनतम स्टाक 

3. स्टाक 10, 000 रुपए की न्यूनतम शि ( अंकित मूख्ख पर ) और उसके बाद 10, 000 रुपए के गुणकों में भारी किया 
जाएगा । 
भावेदन -प्रपत्र 

___ 4. सरकारी स्टाक के लिए इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन - पन्न या तो प्रतियोगी आधार पर ( बोलियों ) अथवा गैर -प्रतियोगी 
माधार पर नीचे धारा 8 में विनिर्दिष्ट परिपक्व ऋणों के रूपान्तरण में स्वीकारकिए जाएंगे । 
प्रतियोगी आधार पर अंशदान के लिए भावेदन-पत्र 
__ . इच्छुक व्यक्तियों द्वारा प्रतियोगी आधार पर ( बोलियों ) स्टाफ खरीदने के प्रस्ताव आवेदन के निर्धारित प्रपत्र ( फार्म 
क ) में प्रस्तुत किए जाने चाहिएं , जिसकी प्रतिलिपियां फोर्ट बम्बई - 400001 स्थित भारतीय रिजर्वबैंक के लोक ऋण कार्यालय से 
प्राप्त की जा सकती हैं । बोली उक्त कार्यालय में शुक्रवार 26 फरवरी, 1993 को बैंक के कार्य समय की समाप्ति अर्थात् 3 बजे 
अपराह्न से पूर्व प्रस्तुत की जानी चाहिए । 

आवेदक द्वारा निवेश पर अजित किए जाने वाला प्रतिवर्ष प्रतिशत प्रतिफल जिले दो दशमलव बिन्दुओं तक 5 के गुणकों 
में पूर्णांकित करके दर्शाया गया हो को स्पष्ट रूप से प्रावेदन में दर्शाया जाना चाहिए । ऐसे आवेदन -पत्र जिनमें ये ब्यौरे नहीं दिए 
हुए होंगे अथवा जिनमें अपूर्ण ब्यौरे होंगे आवेदक को सूचित किए बिना रद्द कर दिए जाएंगे । आवेदन के लिए प्रतिफल की विभिन्न 
दरों पर एक से अधिक बोली प्रस्तुत करना अनुरोध होगा , प्रत्येक बोली के लिए प्रथक आवेदन- पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए । 
प्रतियोगी बोलियों के लिए निविदाओं की स्वीकृति 

5. प्रतिफल की विभिन्न दरों पर स्टाक की खरीद के लिए दी गई निविदाओं पर स्वीकृति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक 
धारा 26 फरवरी, 1993 को विचार किया जाएगा । 

प्राप्त की गई बोलियों के आधार पर रिजर्व बैंक प्रतिफल की वह अधिकतम दर निर्धारित करेगा जिस पर निर्दिष्ट अवधि 
के सरकारी स्टाक की खरीद के लिए प्रस्तावों को नीलामी पर स्वीकृति दी जाएगी । नीलामी पर बेचे गए स्टाक को निश्चित ( कट 
ऑफ ) प्रतिफल प्रतिवर्ष प्रतिशत कूपन दर पर होगा । 

___ भारतीय रिजर्व बैंक यदि उचित समझे तो अपने पूर्ण विवेकानुसार किसी एक अथवा सभी बोलियों को कोई कारण बताए 
बिना पूर्णतः प्रांशिक रूप से स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकेगा । 

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रतिफल दर पर दी गई सफल बोलियों को सममूल्य पर स्वीकार किया जाएगा । 
इससे कम दरों पर दी गई अन्य बोलियों को सममूल्य से अपर की कीमतों पर आवेदक द्वारा वांछित प्रतिफल के अनुसार स्वीकार 
किया जाएगा । प्रतिफल को निश्चित ( कट- ऑफ ) दर से ऊंची दरों पर दी गई अन्य बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा । 
उदाहरण अधिसूचना के अनुबंध में दिए गए हैं । 

6. यदि स्वीकृत बोलियों पेशकश राशि से कम रह जाती है अथवा पेशकश की गई सम्पूर्ण राशि जिसकी दर उस स्थिति में 
निश्चित की जानी हो जब सभी बोलियां अस्वीकृत कर दी गई हों तो भारतीय रिजर्व बैंक गैर- प्रतियोगी के रूप में नीलामी में भाग 
लेने और निश्चित प्रतिफल पर सममूल्य पर पेशकश के भाग को खरीदने के लिए स्वतंत्र होगा । 
गैर-प्रतियोगी आधार पर रुपान्तरण के लिए प्रावेदन -पत्र 

7.. इस अधिसूचना की धारा 8 में बताई गई परिपक्व प्रतिभूतियों का रूपान्तरण कराने वाले प्रावेदक भारतीय रिजर्व 
बैंक के संबंधित लोक ऋण कार्यालयों , जिनकी पुस्तकों में प्रतिभूतियां दर्ज की गई हैं को अपनी गैर-प्रतियोगी बोलियां निर्धारित 
प्रपत्र ( प्रपत्र - ख ) में बृहस्पतिवार 25 फरवरी , 1993 को बैंककार्य -समय को समाप्ति अथवा उससे पूर्व प्रस्तुत करें । 
गैर- प्रतियोगी आधार पर रूपान्तरण की पेशकशों की स्वीकृति 

___ 8. निम्नलिखित परिपक्व ऋण नये ऋण में रूपान्तरण के लिए स्वीकार किये जाएंगे । प्रत्येक आवेदक को केवल एक बोली 
की अनुमति होगी । रुपान्तरण में जारी किये जा रहे नये ऋण कूपन दर केपशन नीलामी में यथा-निर्धारित उपर्युक्त खण्ड 5 में 
बताई गई निश्चित ( कट- ऑफ ) दर होगी । इस अधिसूचना की शतों के अनुसार प्रस्तूत परिपक्व ऋणों पर ब्याज केपशन नीलामी 
में निर्धारित कूपन दर पर निम्नानुसार अदा किया जाएगा : 
क्रम सं . रूपान्तरण के लिए ऋण की नामावली परिपक्वता की तारीख तक और इसके सहित प्रदा किया दिनों की संख्या 

जाने वाला प्रत्याशित ब्याज 
1. 7 . 25-प्रतिशत ऋण, 1992 

24 मई , 1992 

26 फरवरी, 1993 
2. 5 प्रतिशत अण , 1992 

15- जुलाई, 1992 

26 फरवरी, 1993 
3. 9 . 25 प्रतिशत ऋण, 1992 

22 जुलाई , 1992 . 26 फरवरी , 1993 

215 


- 


- 


273 
222 


- 


- 


- 


[ भाग 1- खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


9. रूपान्तरण के लिए नीविदा ( टेंडर ) की गई प्रतिभूतियां धारकों द्वारा भारत सरकार को अवश्य अंतरित की जाएं : 


( 1 ) स्टाक प्रमाण-पत्र के मामले में , प्रमाण -पत्र के पीछे अंतरण विलेख प्रपत्र को विधिवत रूप से हस्ताक्षरित करके 

साक्ष्यांकन 
( 2 ) प्रोमसरी नीट के मामले में इसे नीचे बताये गये तरीके से पृष्ठांकित करके 

" भारत के राष्ट्रपति को अदा करें " 


ऐसी उन्मोचन प्रतिभूतियां प्रावेदन-पत्र ( प्रपत्र -ख ) के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए । 


नीलामी के परिणाम 


10. नीलामी के परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 27 फरवरी, 1993 को इसके विभिन्न लोक ऋण कार्यालयों में प्रद 
शित किए जाएंगे । 


प्रभिदानों के संबंध में अदायगियां । 


11. प्रतियोगी बोलियों के संबंध में सफल बोली देने वालों को रिजर्व बैंक , लोक ऋण कार्यालय , फोर्ट बम्बई में उनकी बोलियों 
के स्टाक की मल्य राशि 27 फरवरी , 1993 को बैंक कार्य - समय के दौरान नकद अथवा बैंक के अदायगी आदेश अयवा भारतीय 
रिजर्व बैंक , बम्बई के पास अपने खाते से चैक द्वारा जमा करना अपेक्षित होगा । 


___ 12. रूपान्तरण के मामले में , यदि रूपान्तरण के टेंडर की गई प्रतिभूतियों का चुकता मूल्य 10, 000 रुपए की अभिदान 
की न्यूनतम राशि अथवा इसके गुणजों से कम पड़ता है तो 10, 000 रुपए को पूरा करने के लिए बकाया राशि 25 फरवरी , 
1993 को बैंक कार्य - समय की समाप्ति तक अथवा उससे पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक के लोक ऋर्ण कार्यालयों में नकद , चक अथवा 
बैंकर के पेय आडर के रूप में जमा कराई जानी चाहिए । बकाया राशि पर 26 फरवरी, 1993 तक और इसके सहित नकद , 
चेक, बैंकर में प्रार्डर में कोई ब्याज अदा नहीं किया जाएगा । यदि टेंडरकर्ता बकाया राशि को , जो 10 , 000 रुपए के गुणजों से कम 
पड़ती है, टेंडर नहीं कराना चाहता है तो वह उतनी राशि जितनी टेंडर हुए ऋण के मूल्य निर्गम कीमत के न्यून निकट गुणजों से 
अधिक है, की नकद वापसी प्राप्त कर सकता है । नकद वापसी , वापसी- वारंटों को जारी करके की जाएगी , जो नए स्टाक प्रमाण 
पत्र ऋण के एस . जी . एल . प्रमाण - पत्र सहित सुपूर्द किया जाएगा । 


स्टाक की अवधि का शुरू होना 

13. स्टाक की अवधि 28 फरवरी, 1993 से शुरू होगी । 


च्याज 


14. स्टाक पर मिलने वाला ब्याज , नीलामी पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दर पर होगा । स्टाक पर ब्याज 
भारतीय रिजर्व बैंक के अहमदाबाद , बंगलूर, भुवनेश्वर, बम्बई, कलकत्ता, गुवाहाटी , हैदराबाद, जयपुर , कानपुर, मद्रास, नागपुर, 
नई दिल्ली , पटना और तिरूअनंतपुरम स्थित लोक ऋण कार्यालयों और जम्मू और कश्मीर तथा सिक्किम को छोड़कर भारत में 
अन्यन किसी राजकोष अथवा उप - राजकोष से छमाही अदा किया जाएगा । ब्याज की सकल राशि पूर्ण रुपए में पूर्णाकित करने के 
बाद अदा की जाएगी । इस प्रयोजन के लिए, 50 पैसे से कम की ब्याज की राशि को नजर अन्दाज किया जाएगा और पचास 
पैसे अथवा इससे अधिक राशि अगले रुपए में पूर्णांकित की जाएगी । 


सांविधिक उपबंध 


15. स्टाक लोक ऋण अधिनियम , 1944 और उसके अन्तर्गत तैयार किए गए लोक ऋण नियम, 1946 द्वारा शासित 
होगा । 


कर- संबंधी कानूनों की प्रयोजनीयता 


16. सरकारी स्टाक में निवेश का मूल्य और उस पर मिलने वाला ब्याज कर संबंधी कानूनों के उपबंधों , जैसाकि समय 
समय पर प्रयोज्य होते हैं , द्वारा शासित होगा । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I - Sec . 11 


+ mmHD 


- 


- 


- 


स्टाक की हस्तांतरणीयता 


17. स्टाक को धारक द्वारा लोक ऋण- अधिनियम , 1944 के उपबंधों और उसके अन्तर्गत अपनाए गए नियमों के अनुसार 
हस्तांतरित किया जा सकता है । 


वापसी - अदायगी की तारीख 


18. स्टाक की वापसी - अदायगी 27 फरवरी, 2001 को भारतीय रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय , जिसके पास यह 
वापसी- प्रदायगी के समय पूंजीकृत है, से समस्य पर की आयी । 


भारत के राष्ट्रपति के भाव से 
श्रीमती जानकी कठपालिया, अपर सचिव (बजट ) 


फार्म क 


प्रबन्धक , 
भारतीय रिजर्व बैंक , 
लोक ऋण कार्यालय , 
फोट , बम्बई- 400001 


महोदय , 

820 . 85 करोड़ रुपए की कुल राशि के लिए आठ वर्षीय सरकारी स्टाक हेतु टेंडर नीलामी 26 फरवरी, 1993 को 
होगी । 
. . . भारत सरकार, विस मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग - की -दिनांक . . फरवरी, 1983 की अधिसूचना संख्या एफ . . . . . . . . 
+ ..... • • ••और आपके द्वारा जारी किए गए टेंडर नोटिस के मनुकरम में, मैं हम - अधोहस्ताक्षरी एतबार माह बम- सरकारी 
स्टाक निर्धारित तारीख को आपके द्वारा की जाने वाली नीलामी में नीचे दिए अनुसार खरीदने का प्रस्ताव देता पिते हैं । 

(i ) नाम 
( ii ) पता 
( iii ) दूरभाष सं , 
( iv ) अपेक्षित स्टाक का अंकित मूल्य 
(v) उस पर अजित होने वाला इच्छित प्रतिफल प्रतिशत प्रतिवर्ष 

( दो दशमलव तक दर्शाया जाए । 5 के गुणकों तक पूर्णांकित ) . 
( vi ) स्थान जहां ब्याज अदा किया जाएगा । 


बंधन ना . 

मेरी हमारी बोली पर आपकी स्वीकृति पर हम मापक कायालय से स्वीकृति पत्र तत्काल लेना और उसमें दिए गए दिन 
समय पर भारतीय रिजर्व बैंक, फोर्ट बम्बई में अपेक्षित राशि जमा करीनों स्वीकार करता है करते हैं । 


शते 

मैंने हमने निर्धारित तारीख को होने वाली नीलामी के लिए बोली की शर्ते पढ़ ली हैं और उन्हें स्वीकार करने का वान 
देता हूंदिते हैं । 

मैं हमने निर्धारित तारीख को होने वाली नीलामी के लिए किसी अन्य बोली ( बोलियों ) को भी स्वीकार कर लिया है । 
किसी अन्य बोली को स्वीकार नहीं किया है ( जो आवश्यक न हो उसे कार में ) 

भवदीय , 
दिनांक .. 

बोली देने वाले /बोली देने वालों के 

इस्तार और कार्यालय मोहर 


[ भाग I - - बण्ड 1 ] 


भारत का 


पक्ष : ममाचारमा 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


टिप्पणियां : 
( 1 ) यदि आवेदक का हस्ताक्षर अंगूठे के निशान द्वारा है तो इसकी दो व्यक्तियों द्वारा गवाही दी जानी चाहिए । गवाहों का पूरा 

नाम , व्यवसाय और पता उनके हस्ताक्षर के साथ दिया जाना चाहिए । 
( 2 ) यदि आवेदन किसी पंजीकृत निकाय के नाम से किया जाए तो निम्नलिखित दस्तावेज , अमर लोक ऋण कार्यालय में पहले 

पूंजीकृत नहीं किए गए हों , को निवेश राशि के साथ लोक ऋण कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए । 
( i) सम्मिलन पंजीकरण का मूल प्रमाणपत्र अथवा जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा उसके कार्यालय मुहर के अधीन उसका 

सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि । । 
(ii ) कम्पनी /निकाय के नियमों और विनियमों/ उप -नियम के ज्ञापन और अन्तर्नियमावली की प्रमाणित प्रतिलिपियां । 
( iii ) कम्पनीनिकाय की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों का कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति व्यक्तियों के पक्ष में उसके 

उनके अभिप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर के साथ संकल्प की प्रमाणित प्रतिलिपि । 
( 3) आवेदकों को उन्हें जारी स्टाक प्रमाणपत्र प्रमाणपत्रों पर अर्द्धवार्षिक ब्याज में प्रेषण के लिए एक निर्धारित फार्म ( लोक ऋण 

कार्यालय से प्राप्य ) भी भरकर पूरा करना चाहिए । 


शत 


3. 


सरकारी स्टाक दस हजार रुपए की न्यूनतम राशि और उसके गुणजों में जारी किया जाएगा । 
प्रत्येक बोली के लिए पथक निविदा फार्म भरना चाहिए । 
नीलामी का परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक, फोर्ट, बम्बई में प्रदर्शित किया जाएगा । 
रिजर्व बैंक को बिना कोई कारण बताए किसी अथवा सभी निविदाओं को पूर्णतः अथवा प्रांशिक, यदि ठीक समझे, स्वीकार 
अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा । 
निविदाकर्ता को स्वयं निविदा के परिणाम की जांच करनी चाहिए और यदि वह सफल हो तो भारतीय रिजर्व बैंक के 
कार्यालय , फोर्ट, बम्बई से निविदा का स्वीकृति पत्र प्राप्त करना चाहिए । 
स्वीकृत निविदाओं के मामले में , सरकारी स्टाक नीलामी में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्राप्ति के संदर्भ में निकाले 
गए मूल्य पर आवेदित नाममात्र राशि के लिए जारी किया जाएगा । 
भुगतान नकद राशि में भारतीय रिजर्व बैंक , फोर्ट , बम्बई में अथवा उस पर आहरित चेक या बैंकर के अदायगी आदेश 
द्वारा किया जाएगा और आवश्यक राशि को 27 फरवरी , 1993 को बैंक के कार्य समय की समाप्ति पर भारतीय रिजर्व 
बैंक , बम्बई में जमा किया जाएगा । 
सरकारी स्टाक पार्टियों को भारतीय रिजर्व बैंक में रखे गए उनके सहायक सामान्य खाता लेखा में जमा करके और अन्य 
को स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में जारी किया जाएगा । 


प्रबन्धक , 
भारतीय रिजर्व बैंक , 
लोक ऋण कार्यालय , 


फोर्ट , 


बम्बई- 400001 
महोदय , 

" गैर-प्रतियोगी " आधार पर रूपान्तरण के लिए टेंडर- 120. 85 करोड़ रुपए की कुल राशि के पार्षीय रकारी स्टाक 
के लिए 26 फरवरी , 1993 को होने वाली नीलामी 


भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आथिक कार्य विभाग , की दिनांक . . . . . . • फरवरी , 1993 की अधिसूचना संख्या • • • • • • 
. . . . . . . . . और आपके द्वारा जारी किए गए टेंडर नोटिस के अनसरण में , मैं / हम अधोहस्ताक्षरी एतदद्वारा 8 वर्षीय सरकारी 
स्टाक निर्धारित तारीख को आपके द्वारा की जाने वाली नीलामी में निर्धारित सुनिश्चित ( कट आफ ) दर पर नीचे दिये अनुसार 
खरीदने का प्रस्ताव करता हूँ / करते हैं : 

( I ) नाम : 
( II ) पता : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC . 11 


( III ) दूरभाष संख्या 
(IV ) रूपान्तरण के रखा और प्रस्तुत की जा रही प्रतिभूतियों का फार्म 


ऋण की नामावली 


. 


फार्म 


. 


प्रतिभूति शोधन रूपान्तरण के 
- -- - - -- संबंधी पी . डी . मी . लिए पेश किया 
जी . पी . नोट कार्यालय गया अंकित मूल्य 
संख्या 


एस . जी . एल . 
खाता संख्या 


स्टाक प्रमाण 
पत्र संख्या 


( क ) 5-1/ 2 प्रतिशत ऋण , 


1992 


( a ) 7. 25प्रतिशत ऋण , 

1992 


( ग ) 9 . 25 प्रतिशत ऋण , 

1992 


- 


- 


( घ ) जोड़ : 


( V ) अपेक्षित सरकारी स्टाक, 2001 रुपए का अंकित मूल्य 
( VI ) (* क ) टेंडरकर्ता द्वारा प्रदा की जाने वाली बकाया राशि ( v) -- 
( iv ) ( ध कालम -7 ) 
( क) टेंडरकर्ता द्वारा मांगी गई वापसी की राशि ( iv -घ ) कालम 2-कालम -7 ) 

* जो लागू न हो उसे काट दें । 
( VII ) कालम VI ( क ) में बकाया राशि की अदायगी की तारीख 

(i) नकद 
(ii ) बेक नं. . . . . . . . . . दिनांक . . . . . . . . . . 
( iii ) बैंकरों के पे- आर्डर नं . . . . . . . . दिनांक . . . . . . . 
( VIII ) स्थान , जहां पर नए ऋण पर व्याज अदा किया जाना चाहिए । 


वचन देना 


मैं/ हम स्वीकार करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने अन्य कोई गैर - प्रतियोगी बोली नहीं दी है । 


पने /हमने निर्धारित तारीख को होने वाली नीलामी में ऋण को सरकारी स्टाक , 2001 में रूपान्तरण किए जाने की 
पेशकश की शर्तों को पढ़ लिया है और मैं हम उन्हें स्वीकार करने का वचन देता हूं देते हैं । 


भवदीय , 


दिनांक : . 


आवेदक के हस्ताक्षर और कार्यालय स्टाम्प 


सलग्नक : - ( क ) विमोचित प्रतिभूतियां 

( ब ) चेक /बैंकरों के पे- आर्डर 


[ भाग I-- खण्ड 11 


भारत का राजपट : असाधारण 


- 


- 


- 


- 


- 


सरकारी स्टाक दस हजार रुपए की न्यूनतम राशि और उसके गुणजों में जारी किया जाएगा । 
रिजर्व बैंक को बिना कोई कारण बताए किसी अथवा सभी निविदाओं को पूर्णत : अथवा प्रांशिक , यदि ठीक समझे , स्वीकार 

अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा । 
3. आवेदक को नीलामी के परिणाम की स्वयं जांच करनी चाहिए । . 
4. सरकारी स्टाक सममूल्य पर प्रस्तुत किए गए अंकित मूल्य के लिए जारी किया जाएगा । 

यदि रूपान्तरण के लिए टेंडर की गई प्रतिभूतियों का विमोचन मूल्य 10, 000 रुपए के न्यूनतम अंशदान की राशि अथवा 
उसके गुणजों से कम हो तो 10, 000 रुपए की राशि को पूरा करने वाली शेष राशि 25 फरवरी, 1993 को अथवा 
उससे पहले बैंक के कार्य समय से पहले भारतीय रिजर्व बैंक जिसके खातों में प्रतिभूतियों दर्ज होती हैं , के संबंधित लोक 
ऋण कार्यालय में नकद, चैक अथवा बैंकर पे आर्डर के रूप में अदा की जाएगी । 26 फरवरी, 1993 तक और उसे 
शामिल करते हुए नकद / चैक / बैंकर पे प्रार्डर पर अदा शेष राशि पर कोई ब्याज अदा नहीं किया जाएगा । 
किसी निविदाकार द्वारा शेष राशि जो 10, 000 रुपए के गुणजों से कम बैठती है अदा करना न चाहने के मामले में वह 
उस राशि की नकद-वापसी ले सकता है जिसमें निविदा -ऋण का मूल्य निर्गम मूल्य के निकटतम न्यून गुणजों से अधिक हो 
नकद- वापसी अदायगी उन वापसी वारंटों को जारी करके की जाएगी जिनकी सुपुर्दगी नए स्टाक प्रमाण-पत्र/ऋण संबंधी 

एस . जी . एल . प्रमाण पत्र के साथ की जाएगी । 
6 . पक्षों ( पार्टियों ) को सरकारी स्टाक रिजर्व बैंक में उनके सहायक सामान्य वही खाता की जमा राशि द्वारा और अन्यों को 

स्टाक प्रमाण पत्र के रूप में जारी किया जाएगा । 


टिप्पणियां : 
( 1 ) यदि आवेदक का हस्ताक्षर अंगूठे के निशान द्वारा है तो इसकी दो व्यक्तियों द्वारा गवाही दी जानी चाहिए । गवाहों 

का पूरा नाम, व्यवसाय और पता उनके हस्ताक्षर के साथ दिया जाना चाहिए । 


( 2 ) यदि आवेदन किसी पंजीकृत निकाय के नाम से किया जाए तो निम्नलिखित दस्तावेज, अगर लोक ऋण कार्यालय 

में पहले पंजीकृत नहीं किए गए हों , को निवेश राशि के साथ लोक ऋण कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए । 
( i ) सम्मिलन /पंजीकरण का मूल प्रमाणपत्र अथवा जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा उसके कार्यालय मुहर के 

अधीन उसकी सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि । 
( ii ) कम्पनी/ निकाय के नियमों और विनियमों / उप-नियम के ज्ञापन और अन्तनियमावली की प्रमाणित प्रतिलिपियां । 
(iii ) कम्पनी /निकाय की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों का कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति व्यक्तियों के पक्ष में 

उसके उनके अभिप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर के साथ संकल्प की प्रमाणित प्रतिलिपि । 
( 3) आवेदकों को उन्हें जारी स्टाक प्रमाणपत्र प्रमाणपत्रों पर अर्द्धवार्षिक ब्याज में प्रषण के लिए एक निर्धारित फार्म 
( लोक ऋण कार्यालय से प्राप्य ) भी भरकर पूरा करना चाहिए । 

- अधिसूचना का अनुबन्ध 


प्रतियोगी बोली देने वालों को नीलामी द्वारा बेचे गए सरकारी स्टाक में निवेश पर देय राशि को बताने वाले उदाहरण 


भारतीय रिजर्व बैंक ने नीलामी में 820 . 85 करोड़ रुपए की कुल राशि के 8 वर्ष की अवधि वाला सरकारी स्टाक बेचा 
है , जिसका अंकित मूल्य 100 . 00 रुपए है । यह अनुमान है कि दी गई बोलियों के आधार पर निश्चित प्रतिफल 11 . 35 प्रतिशत 
प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है । स्वीकार की गई बोलियां और उनकी प्रदायगियां निम्नलिखित के अनुसार की जाएंगी : --- 

उदाहरण I : निम्नलिखित बोलियां प्राप्त हुई हैं : 


- 


बोली की अंकित ( नामिनल ) राशि 
300 करोड़ रुपए 
400 करोड़ रुपए 
125 . 85 करोड़ रुपए 
100 . 00 करोड़ रूपए 


बोली देने वाले को प्रत्याशित प्रतिफल 

11 . 15 
11 . 30 
11 . 35 
11 . 40 


3. 


THE GAZETTE : OF INDIA : EXTRAORDINARY 


FLART - SEC. 1 ] 


ना SHAH 


__ . .. पहली 3 बोलियां स्वीकार की जाएंगी जबकि चौषी बोली अस्वीकार की जाएगी । संबंधित बोली देने वाले व्यक्तियों द्वारा 
देय मूल्य निम्नलिखित होगा । 


पहली बोली लगाने वाला व्यक्ति 
दूसरी चोली लगाने वाला व्यक्ति 
तीसरी बोली लगाने वाला व्यक्ति 


मूल्य 
101 . 04 रुपए 
100 . 26 रुपए 
100 . 00 रुपए 


अदा की जाने वाली राशि 

303 . 12 रुपए 
401 . 04 रुपए 
120 . 85 रुपए 


ज्याहरा : निम्नलिखित गोलियां प्राप्त हुई हैं : -- 
बोलीत ( नामिनल ) राशि 
1. 300 करोड़ अपए 
2. 300 करोड़ रुपए 
3. 441. 70 करोड़ रुपए 


बोली देने वाले को प्रत्याशित प्रतिफल 

. 11 . 15 . 
11. 30 
11. 35. 


इस मामले में बोली लगाने वाले पहले दो व्यक्तियों को 101 . 04 रुपए और 100 . 26 रुपए की दर से मूल्य पर पूर्ण 
माबंदन प्राप्त होगा और संबंधित बोली देने वालों द्वारा क्रमश: 303 . 12 और 300 . 78 करोड़ रुपए की राशि देय होगी । 
बरसवि बोली मया बाले व्यक्ति को 100 रुपए की दर से प्रांकिका ( 50 प्रतिशत ) आबंटन प्राप्त होगा और उसे 220 . 85 
करोड़ रुपए मदा करने की अपेक्षा की जाएगी । 


टिप्पणी : 1.- - सभी सफल बोली लगाने वाले व्यक्तियों को बांडों की अवधि के दौरान छमाही 11 . 35 प्रतिशत की दर से मात्र 

और परिपक्वता पर निवेश की अंकित ( नामिनल ) राशि प्राप्त होगी । 
2. ये प्रतिफल पूरी तरह उदाहरण के कप में हैं और उन्हें सूचक के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए । 


MINISTRY OP PINANCE 
(Department of Economic Affairs ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, tirc 22 February , 1993 


Scheme far Sale of Government Stock (Securities) by Auction 
No. F . 4 (5 )- W & M /92 :-- The Government of India offer to sell dated securities of 8 -year tenor in the form of 
stimet fi c k certificates of subsidiary general ledger : Hout for to the public by avetion through the 
Reserve Bank of India for an aggregate amount of Rs 62 ore facecinal) Sgabescription tohutaan on auction 
will be received either the forming of competitive bids or in conversion of matured Government of India securities 
mentioned in Clause 8 of this notification . The salient features of the scheme of sale of Government stock by 
auction and the terms and eooditjons of issue of stock thereuodes are as follows: 


Place and Date of Auction 

2. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India , Public Debt Office, Fort, Bombay- 400 - 001, 
wwbruary 26, 1993. 


. 


Minimum Stock to be Subscribed 

3 . Stock will be issued for a minimum amount of Rs. 10 ,000 /- ( Face Value ) and in multiples of Rs. 10 ,000 / 
thereafter . 


Application Form 

4 . Applications for Government Stock will be accepted from interested persons either on competitive basis 
(bids) or non -competitive basis in conversion of the matured loans specified in Clause 8 below .- 


( TTT 1- - 20 


1] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


. 


.. 


IT 


Application Form for Subscription on Competitive Basis 
Offers for purchase of stock on competitive basis (bids) should be submitted by interested persons in the 
prescribed form of application ( Form A ), copies of which may be obtained from the Public Debt Office of Reserve 
Bank of India , Fort, Bombay-400 001. The bids should be submitted to that office on Friday , 26th February, 1993 
before the close of banking hours, i.e . 3 PM . 


The yield per cent, per annum , expressed up to two decimal points rounded off to multples of 5, sought to be 
earned on the investment by the applicant should be clearly stated in the application . Applications which do not 
contain these details or which contain incomplete details are liable to be rejected , without any reference to the appli 
cant. It will be permissible for an applicant to submit more than one bid at different rates of yield ; a separate appli 
cation should be submitted for each such bid . 


Acceptance of Tenders for Competitive Bids 


5 . Tenders for purchase of stock offered at different rates of yields will be considered for acceptance by the 
Reserve Bank of India on 26th February , 1993 . 


On the basis of bids received , the Reserve Bank will determine themaximum rate of yield at which offers for 
purchase of government stock of specified tenor will be accepted at the auction . The cut- off yield will be the coupon 
rate per cent. per annum on the stock sold at the auction . 

The Reserve Bank of India will have full discretion to accept or reject any or all bids, either wholly or partially , 
if deemed fit , without assigning any reasons . 


Successful bids offered at the rate of yield determined by the Reserve Bank of Iadia will b : aecepted at par. 
Other bids tendered at lower rates will be accepted at prices above par, according to the yield desired by an appli 
cant. Other bids at rates higher than the cut -off yield will be rejected . Ilustrations are given in the Annexe to 
notification . 

6 . The Reserve Bank will be at liberty to participate in the auction as a non -competitor and buy part 
of the offer at par at the cut-off yield in case the accepted bids fall short of the amount offered or the whole of the 
amount offered at a rate to be decided if all the bids are rejected . 


Application Form for Conversion on Non - competitive Basis 

7. Applicants seeking conversion of thematured securities mentioned in clause 8 of this Notification should 
submit their non -competitive bids in the prescribed form (form B ) to the respective Public Debt Offices of the 
Reserve Bank of India on whose books the securities are borne on or before the close of baking hours on Thursday 
25th February , 1993. 


Acceptance of Offers for Conversion on Non -competitive Basis 


8 . The following matured loans will be accepted for conversion into the new loan . Only one bid will be per 
mitted per applicant. The coupon rate on the new loan bcing issued in conversion will be the cut- off rate referred 
to in Clause 5 above as decidded at the captioned auction . Anticipatory interest on the matured loans submitted for 
conversion in terms of this notification shall be paid at the coupon rate fixed at the caption auction with retros 
pective effect in the following manner : 


Date of Maturity 


No. of days 


Sr. Nomenclature of Loan for 
No. 

Conversion 


Anticipatory 
interest to be 
paid upto and 
inclusive of 

- - - - - - - 
February 26 , 1993 


- 


- 


- 


-- 


- 


- - 
273 


May 24 , 1992 


1. 7. 25 per cent Loan , 1992 
2. 5.5 per cent Loan , 1992 


July 15 , 1992 


February 26 , 1993 


222 


July 22 , 1992 


February 26 , 1993 


215 


3 . 9 . 25 per cent Loan 1992 
447 G1/93– 2 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - Sec . 1 ] 


www 


9 . The securities tendered for conversion must be transferred by the holder to the Government of India , 

(i) in the case of Stock Certificate , by signing the form of transfer deed on the reverse of the Certificate duly 
witnessed . 

( ii) in the case of Promissory Note, by endorsing it in the manner indicated below : 

" Pay to the President of India " 
Such discharged securities should be submitted alongwith the application form (Form B ). 
Results of the Auction 

10. The results of the auction would be displayed by the Reserve Bank of India at its various Public Debt Offices, 
on 27th February 1993 . 
Payments towards Subscriptions 

11. In the case of competitive bidders, successful bidders will be required to deposit with the Public Debt 
Offices of the Reserve Bank of India , Fort, Bombay the price amount of the Stock covered by their bids during 
banking hours on 27th February 1993, in cash or by a Banker s Pay Order or cheque on their account with the 
Reserve Bank of India , Bombay . 

12. In the case of conversion , if the discharged value of the securitics tendered for conversion falls short of the 
minimum amount of subscription at Rs. 10 , 000/- or multiples thereof, the balance amount to make up Rs. 10,000 / 
shall be made in cash , cheque or banker s pay order at the Public Debt Office of the Reserve Bank of India by the 
close of banking hours on or before February 25, 1993. No interest shall be paid on the balance amount made in 
cash , cheque, banker s pay order upto and inclusive of February 26 , 1993 . 

In case the tenderer does not wish to tender the balance amount which falls short of the multiples of Rs . 
10 ,000 ; he /she can seek cash refund of the amount by which value of the loan tendered exceeds the nearest lower 
multiple of the issue price . The cash refund shall bemade by issue of refund warrants which will be delivered along 
with the new stock certificate /SGL Certificate of credit. 
Commencement of the Tenor of Stock 

13. The tenor of the stock will commence from 27th February , 1993. 
Interest 


14 . The stock will bear interest at the rate determined by the Reserve Bank of India at the auction . Interest 
on the stock will be paid half yearly at the Public Debt Offices of the Reserve Bank of India at Ahmedabad , 
Bangalore , Bhubaneswar , Bombay , Calcutta , Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Madras, Nagpur , New Delhi, 
Patna and Thiruvananthapuram and at any Treasury or Sub - Treasury else where in India except the State of 
Jammu & Kashmir and Sikkim . The gross amount of interest will be paid after rounding off to the nearest whole 
rupee . For this purpose , amount of interest less than paise fifty will be ignored and paise fifty or more will be 
rounded off to the next rupee . 
Statutory Provisions 

15 . The stock will be governed by the Public Debt Act, 1944 and the Public Debt Rules, 1946 , framed 
thereunder. 
Applicability of Tax Laws 

16 . The value of the investment in the government stock and the interest thereon will be governed by the 
provisions of tax laws, as applicable from time to time. 
Transferability of Stock 

17. Stock can be transferred by the holder in accordance with the provisions of the Public Debt Act, 1944 
and the Rules framed thereunder. 
Date of repayment 

18. The stock will be repaid at par on 27th February , 2001 at Public Dept. Office of the Reserve Bank of 
India at which it is registered at the time of repayment. 


By Order of the President of India 
SMT, JANAKI KATHPALIA , Add . Secretary , (Budget) 


[ 8117 1- - 


1] 


भारत का राजपन्न : असाधारण 


FORM - A 
The Manager, 
Reserve Bank of India , 
Public Debt Office, 
Fort, 
Bombay-400 001 
Dear Sir , 

Tender for 8- yearGovernment Stock foran aggregate a mount of Rs. 820.85 crore Auction to be held on 
26th February 1993 


Pursuantto Governmentof India ,Ministry of Finance , Departmentof Economic Affa irs Notification No . F . 
dated the th February 1993 and the tender notice issued by you, I/we, the undersigned , here by offer to purchase 
8 - yearGovernment Stock at the auction to be held by you on the captioned dateassetout below : 

(i) Name 
( ii) Address 
( iii) Telephone Nc. 
(iv) Nominalvalue of the stock required 
(v) Yield per cent perannum desired to be earned 

thereon (expressed upto two decimal points rounded 

off to multiples of 5 ) 
( vi) Place at which interest should be paid 
Undertaking 

On your acceptance ofmy/our bid , I/we, agree / underta ke to immediately collecttheletterofacceptance from 
your offeand to deposit the requisite a mount at Reserve Bank ofIndia , Fort , Bombay on the day /time as indicated 
therein . 
Terms & Conditions 

I/We haye read the terms and conditions of bid for the auction to be held on the captioned date and under 
take to abide by them . 

I/we have also submitted another bid (s)/not submitted anyother bid (strikeout which is not necessary) forthe 
auction to be held on the captioned date . 


Yours faithfully , 


Signature and 
Office Stamp of the Bidder/s 


Dated 


Notes 

(1) If the applicant s signature is by thumb mark , it should be witnessed by two persons. The full names, 
Occupations and addressesofthe witnesses should be appended to their signatures. . . 

(2 ) If the application is made in the name ofa registered body, the undernoted documents , if not already 
registered at the Public Debt Office, should be submitted to the Public Debt Office alongwith the investment 
amount : 


(i) Certificate of Incorporation / Registration in original ora copy thereof certified as true by the issuing 

authority under his official seal. 
( ii ) Certified copies of Memorandum and Articles of Association or the rules and regulations/ Bye-laws of 

the company /body . 
( iii) Certificd copy of resolution in favour of the person /s authoriscd to deal in Government securities on 

behalfof the company /body together with his/ theirduly attested specimen signature (s). 


THE GAZETTE OF INDİA : EXTRAORDINARY 


(Part I - Sec . ij 


- 


1 


(3 ) Applicant should also complete a Mandate Form (obtainable from Public Debt Office ) for remittance of 
half -yearly int rest on Stock Certificate /s issued to them . 


TERMS AND CONDITIONS 


1. Gvernmentstock willbeissued for a minimum amount of Rupees Ten Thousand and in multiple thereof. 

2 . Separate tender form should be completed for each bid . 
3 . Result of the auction would be displayed at Reserve Bankof India , Fort, Bombay . 

4 . The Reserve Bank of India will have fulldiscretion to acceptorreject any or all bids, either wholly or par 
tially, if deomed fit , without assigning any reason . 

5 . Tenderer should check for himself the result of theauction and if successful, should collect theletter of 
acceptance of the tender from the Reserve Bankof India Office, Fort, Bombay. 

6 . In the cascof accepted tenders , government stock , would be issued for the nominalamount applicd for a 
a price arrived at with refcrence , to the yield determined by the Reserve Bankof India at auction . 

7. Payment shallbe made in cash at the Reserve Bank of Iddia Fort, Bomba yor by cheque drawn on it , or 
Binker s PayOrder and therequired amountshall be deposited with the Reserve Bankof India , Bombay by the clcs 
ofbanking hours on the 27th February, 1993. 

8. Government stock will be issued to the parties by credit to their subsidiary General Ledger Accountmain 
tained with Reserve Bank of India and in the form of stock certifica testo others. 

FORM - B 
The Manager, 
Reserve Bank of India , 
Public Debt Office , 
Fort, 
Bombay -400 001 . 


Dear Sir , 

Tender for conversion on non -competitive ba sis - Auction to be held on 26th February 1993 for 8 - year 
Government Stock foran aggregate amountof Rş, 820 .85 crore 


Pursuantto Governmentof India , Ministry of Finance, Departmentof Economic Affairs Notification No. f. 
dated the th February 1993 and thetender notice issued by you , I/we, theundersigned , her byofferto purchase 
8 - year Goverament Stock at the cut-off rate decided at the auction to be held by you on the captioned date 
as set outbelow : 
(i) Name: 
( ii) Address : 
(iii ) Telephone No. : 
(iv) Form of securities held and being offered for conversión 


Nomenclature of Loan 


Form 


Total 
amount 


SGL 
A /c No. 


Stock 
certificato 

No. 


Office 

of PDO 
GP servicing 
Note No.: the 

securitics 


Face 
value 
offered 
for 
conversion 


3 


4 


5 


6 


7 


1 
(a ) 51 % Loan 1992 
(b ) 7. 25 % Loan 1992 
(©) 9 .25 % Loan 1992 
(d ) Total 


= = = = = = 


[ 77 [- - T 


11 


भारत का राजपत : प्रसाधारण 


(v) Nominal value of Goverineat Stock 2001 required 


Rs. 


I 


Rs. 


(vi) * (a ) Balance amount to be paid by the tenderer 

[(v) (iv) d Col. 7)] 
* (b ) Amount of refund sought by the tenderer 

[iv d-( Col. 2 -- Col. 7)] 
* Strike out whichever is not applicable. 


(vii ) Mode of payment of balance amount in Col. vi(a ) 

(i) Cash 
(ii) Cheque NO... - - --- - -- ---Date.---- 

(iii) Banker s Pay Order No.----- - - - - - Date 
(viii) Place at which interest on new loan should be paid 


- 


CI 


Undertaking 

I/We confirm that I/We have not made any other non -competitive bid . 


Total value of item [(iv ( d ) Column 7)) rounded off to the net Rs. 10 000 /-. 


Terms & Conditions 

I /We have read the terms and conditions of conversion of loans into Government Stock 2001 being offered 
in the auction to be held on the captioned date and undertake to abide by then . 


Yours faithfuliy , 
Signature and Office Stamp of the Applicant 


Dated : 
Enclosures : (a ) Discharged Securities. 

(b ) Cheque /Banker s Pay Order 


TERMS AND CONDITIONS 


1. Government Stock wili be issued for a minimum amount of Rupees Ten thousand and in multiples thereof. 

2 . The Reserve Bank of India will have full discretion to accept or reject any or all bids cither wholly or 
Martially if deened fit, without assigning any reason . 


3. The appliment should check for himself the result of the auction . 
4 . Government stock would be issued for the nominal amount applied for at par. 

3 . If the discharged value of the securities tendered for conversion fall _ short of the minimum amount of 
subscription at Rs. 10 ,000 or multiples thereof the balance amount to make up Rs. 10 ,000 shall be made in 
cash , cheque or banker s pay order at the respective Public Debt Office of the Reserve Bank of India on whose books 
the securities are borne by the close of banking hours on or before February 25 , 1993. No interest shall be 
paid on the balance amount made in cish /cheque /banker s pay order upto and including February 26, 1993. 


Incase the tendererdoes not wish to tender the balance amountwhichfalls short of themultipleof Rs.10, 000 / 
he /she ans ekcash refund of the amount by which value of the loan tendered exceeds the nearestlower multiple 
of the issue price . The cash refund shall be made by issue of refund warrants which will be delivered along with the 
new Stock Certificate /SGL Certificate of credit. 

6 . Gyvernment Stick willbz issud to the partiesby cruditto their subsidiary General Ledger Account main 
ta ined with Reserve Bank of India and in the form of stock certificates to others. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — Sec . 11 


WW 


. 


NOTES 


If theapplicant s signature is by thumb mark , it should be witnessed by two persons. The full names, occu 
pationsand addressesof the witnesses should be appended to their signatures. 


2 . If the application is made in the name of a registered body , the undernoted documents, if not 
already r gistered at the Public Debt Office, should be submitted to the Public Debt Office along with 
the investment amount : 


(i) Certificate of Incorporation /Registration in original ora copy then of certified as true by the issuing 

authority under his official scal. 


ii) 


Certified copies of Memorandum and Articles of Association or the rulesandregula tiors/Bye - Laws 
of the company / body. 


( iii) 


Certified copy ofcesc lution in fvaourof the person (s) authorised to deal in government sccurities 
on behalfof the company /body together with his /the ir dulyatt sted sp .cimen signa turt (s). 


3 . Applicant should also complete a Mandate form (obtainable from Public Debt Office ) for 
remittance of half-yearly interest ca Stock Certificate/s issued to them . 


ANNEXURE TO 


NOTIFICATION 


ILLUSTRATIONS INDICATING AMOUNT PAYABLE ON INVESTMENT IN GOVERNMENT STOCK 
SOLD BY AUCTION TO COMPETITIVE BIDDERS 


The Reserve Bank of India sells Government stock with a tenor of 8 years for an aggregate amount of 
Rs. 820 .85 crore with face value of Rs. 100 .00 at an auction . Assuming that the cut- off yield determined on the 
basis of bids received is 11.35 per cent per annum , the bids accepted and payments to bemade will be as under : 
Illustration -I : The following bids are received : 


Nominal Amount of Bid 


Expected yield by Bidder 

( % p.a.) 


1. Rs. 300 crore 
2 . Rs. 400 crore 
3. Rs. 120 .85 crore 
4. Rs. 100 .00 crore 


11 . 15 
11. 30 
11. 35 
11 . 40 


The first 3 wids will be accepted while the fc urth bid will be rejected . The amcunt to be paid by the res 
pective bidders will be : 


LULU 


1st bidder 
2nd bidder 
3rd bidder 


Price 
Rs. 101 . 04 
Rs, 100 .26 
Rs. 100 . 00 


Amount to be paid 
Rs. 303 . 12 
Rs. 401 .04 
Rs. 120 . 85 


( 9177 1- - ov 


1] 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 


15 


Illustration - II : The following bids are received : 


UNT 


Nominal Amount of Bid 


Expected yield by Bidder 

( % p .a .) 


1. Rs. 300 crore 
2. Rs. 300 crore 
3 . Rs. 441. 70 crore 


11 . 15 
11 . 30 
11 . 35 


In this case, the first two bidders will receive full allotment at the price @ Rs. 101.04 and Rs. 100 .26 , amount 
payable by the respective bidders being Rs. 303 . 12 crore and Rs. 300 .78 crore respectively . The third bidder will 
get partial allotment (50 .00 per cent) @ Rs. 100/- and will be required to pay Rs. 220 .85 crore. 
Note : 

1. All successful bidders will receive half -yearly interest @ 11. 35 per cent per annum during the tenor of th : 
bonds and nominal amount of investment at maturity . 

The yields assumed are purely illustrative and should not be taken as indicative . 


Printed by the Manager , Govt. of India Pren , Ring Road , New Delhi-110064 

And Published by the Controller of Publications , Dolls- 110054, 1993 


